714 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 11 , 1976 ( VYSK . 21, 1898 SAKA ) 


[ PART I 


क्रमांक 


है 


श्री बंदलु 


क्रमांक 728-ज (II) -76/13042. --पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए )( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौ पें गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री उदमी राम, पुत्र श्री सीरी राम, गांव दौलतपुर नासिराबाद, तहसील व जिला गुड़गांव, को रबी, 1973 
से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

664-ज- II - 76/ 13 048.-- श्री शंकर सिंह, पुन श्री श्योनाथ , गांव पांडू-पिंडारा, तहसील व जिला 
जीन्द , की दिनांक 16 फरवरी , 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब पुट 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया 
है ) को धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते 

कि श्री शंकर सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वाषिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 93-ज (II )-7.1 / 29769, दिनांक 28 सितम्बर, 1971, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती राज कौर 
के नाम खरोफ़ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 712-ज (II )-76/13052.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) (1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राम जीवन, पुत्र श्री राम रिख, गांव श्याम नगर, तहसील झज्जर, 
जिला रोहतक, को रबी , 1973 से 150 रुपथे वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 
क्रमांक .454 -ज ( II ) -76/130 57.-- श्री फुला राम , पुत्र 

राम , गांव पवती , तहसील पानीपत , 
जिला करनाल , की दिनांक 9 • सितम्बर , 1973 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री फुला राम 
की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 176 3- बार (III )-69/11834, 
दिनांक 23 मई , 1969, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- प्रार- III -70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970, द्वारा मंजूर की गई 
थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सोसो देवी के नाम रखी , 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई 
शों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 720-ज (II )-76/13061.-- श्री गिरधारी लाल शर्मा, पुत्र श्री बाल मुकन्द, गांव बास पदमका, तहसील व जिला गुड़गांव , , 
की दिनांक 9 अक्तूबर, 1975 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं , कि श्री गिरधारी लाल 
शर्मा की मलिग 150 रुपये वार्षिक को जागीर , जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1951-ज- (I)-74/30171 , 
दिनांक 11 सितम्बर , 

11 सितम्बर, 1974, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती कलावति के नाम खरीफ़ , 1976 से 
150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अतर्गत तबदील की जाती है । 

कमांक 727-ज- II - 76/ 13066 .-- श्री दाल राम , पुत्र श्री मेहर चन्द, गांव जमालपुर, तहसील व जिला 
गुड़गांव , की दिनांक 30 नवम्बर, 1972 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजा . युद 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज गंशोः र किया गया है को 
धारा 4 एवं (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग को हुए सहर्ष श्रादेः देने : कि 
राम ी मुनिग 150 रुपये वा 

कोर, जो उसे परि 

की अधिसूचना 
अमांक 576 5- आर( III )-68/4162, दिनांक 25 अक्तूबर, 1968, तथा अधिस चना क्रमांक 5041-- भार(III) -70/29505 , 
दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मजूर की , उप निधवा श्रीमती छोटी, देवी के नाम परीफ , 1973 
से 150 पये वार्षिक की दर मे सनद मे दो : तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 629-ज ( II )-76/13070.-- श्री राम किशन , पुत्र श्री सिंह राम , गांव समभपुर माजरा, तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक , की दिनांक - 19 जन , 1975 . 

को हई मत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा राज्यपाल ,पूर्वी जाय यद्ध पुररसार अधिनियम, 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 10 ) 


, 


ती दालू 


. 


। 


PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 11 , 1976 (VYSK , 21, 1898 SAKA ) 


715 356 


तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते है कि श्री राम किशन की मब्लिग 150 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5 441-पार ( III )-70/23743, दिनांक 25 सितम्बर, 1970 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 5041- पार- I] I - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती चन्दों के नाम रबी , 1976 से 150 रुपये वार्षिक की देर से सनद में दी गई शतों के अंतर्गत 
तबदील की जाती है । 

क्रमांक 721-ज (II)-76/13076 .---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) (1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री भाजी मल, पुत्र श्री भूली, गांव नांगली पंचकी, तहसील पलवल, जिला गुड़गांव, को रबी, 1973 
से 150 रु ० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


दिनांक 4 मई , 1976 
फ्रांक 610-ज(II) -76/13143.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए )( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


4 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाषिक 
राशि 


व पता 


1 


1 


3 


5 


6 


रुपए 


1 


गुड़गाँव 


घोरी 


पलवल 


150 


श्री हीरा लाल , पुत्र श्री भोता राम 
श्री सूरत सिंह, पुत्र श्री गंगा सहाय 


रबी, 1973 से 
रबी , 1973 से 


जाटोली 


गुड़गांव 


150 


" 


क्रमांक 562- ज ( I )-76/1314;.-पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 जैसा कि उमे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3(1 ए ) के अनुसार सो गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री सोभराज , पुत्र श्री दौलत राम, भिवानी निवासी, तहसील व जिला भिवानी, को खरीफ , 1965 से 
री, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत बालीयुद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 733-1-JI- 76/1315 1.--- श्री लेख राम , पुत्र श्री हरफूल , मांव नाहरी, तहसील व जिला सोनीपत, की 
दिनांक 6 अक्तूबर , 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पूरस्कार अधिनियम, 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमे आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 (ए )(1 ए ) 
तथा 3 (1 ए) के अधीन. प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए सहर आदेश देते हैं कि श्री लेख राम की 
मुग्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4619 -प्रार( 4) -67/3225 , दिनांक 
14 सितम्बर , 1967, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970, द्वारा मन्जूर की गई थी , 
अब उसकी विधवा श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम खरीफ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 722-ज (II )-76/131 55. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारो 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जोरा सिंह , पुत्र श्री याद राम , गांव लाखुवास , तहसील व जिला 
गुड़गांव, को खरीफ़ , 1973 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1974 से 200 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जांगीर सनद 
में दी गई शर्तों के अनसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


